निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 47 


30 कार्तिक 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

21 नवम्बर 2012 ( ई ० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-5 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


6-8 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


9-9 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 नवम्बर 2012 
एस 0 ओ0 207 , दिनांक 21 नवम्बर 2012 - लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53 ) की धारा -10 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री सुनील कुमार, नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि 
विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5363 / जे0 , दिनांक 23.10.89 द्वारा की गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 (1952 का 
53 ) की धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है। 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-32 / 88 / 8137 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


6 नवम्बर 2012 
एस0 ओ 0 208 , एस0 ओ0 207 , दिनांक 21 नवम्बर 2012 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-32 / 88 / 8137 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 6th November 2012 
S.O.207, dated 21st November 2012 — In exercise of the powers conferred under Section - 10 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of 
Sri Sunil Kumar Notary Public, Gopalganj whose appointment had been made as notary under Law 
Department s Notification memo no -5363 /J , dated 23.10.89 fromthe register maintained for Notaries under 
Section- 4 of the Notaries Act , 1952 . 

( File No.- A/ AB- 32 / 88/ 8137 / J) 
By Order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


5 नवम्बर 2012 
एस0 ओ 0 209 , दिनांक 21 नवम्बर 2012 - लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 (1952 का 53 ) की धारा -10 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री एस0 एम 0 ओबैदुल्लाह, नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप 
में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2391/ जे0 , दिनांक 09.07.96 द्वारा की गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 
( 1952 का 53 ) की धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है। 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए 0 बी0-66 / 90 / 8136 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 


3 


5 नवम्बर 2012 
एस0 ओ0 210 , एस0 ओ0 209 , दिनांक 21 नवम्बर 2012 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-66 /90 / 8136 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 5th November 2012 
S.0.209 , dated 21st November 2012 — In exercise of the powers conferred under Section- 10 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of 
Sri S.M. Obaidullah Notary Public , Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law 
Department s Notification memo no. 2391/ J, dated 09.07.96 fromthe register maintained for Notaries under 
Section- 4 of the Notaries Act , 1952 . 

( File No.- A/ AB- 66/ 90/ 8136 / J ) 
By Order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


17 अक्तूबर 2012 
एस 0 ओ0 211, दिनांक 21 नवम्बर 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2920/ जे0, दिनांक 29.04.89 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शशि भूषण प्रसाद श्रीवास्तव , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 29.04.11 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 

में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री शशि भूषण 


29.04.1989 


बी 0 एल 0 


वैशाली जिला 


अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय , 

वैशाली, हाजीपुर 


प्रसाद श्रीवास्तव 


( सं0 सं 0- ए0/ ए0 बी0-24/87 / 7725/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


17 अक्तूबर 2012 
एस0 ओ0 212, एस0 ओ0 211 , दिनांक 21 नवम्बर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-24/ 87/ 7725/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 17th October 2012 
S.O.211, dated 21st November 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan Prasad 


4 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 


Sriwastav and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section 
3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No. 2920 /J dated 29.04.89 to practice as notary from 
19.11.02 to 18.11.07 and again for the next five years from 29.04.2011 . 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
29.04.89 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Vaishali 
District 


4 


6 


1 
Shri Shashi 
Bhushan 

Prasad 
Sriwastav 


2 
Advocate , 
Hajipur 


B.L 


( File no .- A/ AB- 24 /87/ 7725 / J ) 
By Order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


15 अक्तूबर 2012 
एस 0 ओ0 213, दिनांक 21 नवम्बर 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3237/ जे0, दिनांक 18.09.2001 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनील कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
18.09.06 से 17.09.11 एवं 18.09.2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करते है । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 

में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री अनील 


18.09.2001 


एल0 एल 0 बी 0 


मुंगेर जिला 


अधिवक्ता , कर्णपुरी कॉलीनी , 

सन्दलपुर रोड , मुंगेर। 


कुमार 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -34 / 97 /7639/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


15 अक्तूबर 2012 
एस0 ओ 0 214, एस0 ओ0 213, दिनांक 21 नवम्बर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -34/ 97/ 7639/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


Rask JGTC , 21 dado 2012 


5 


The 15th October 2012 
S.O.213 , dated 21st November 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar and whose 
detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries , Act, 
1952 ( 1953 of 1952 ) and sub - rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law 
Department Notification No. 3237 /J dated 18.09.2001 to practice as notary again for the next five years 
from 18.09.2006 to 17.09.2011 and 18.09.2011. 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
18.09.2001 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Munger 
District 


1 


6 


4 
L.L.B 


Shri Anil 
Kumar 


2 
Advocate , 

Cum Notary 
Karnapuri Colony 
SandalpuriMunger 

811201 


(File no .- A /Not- 34 / 97 /7639 /J) 
By Order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIGIC , 36–571 + 50 - Stococitoj 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पत्रांक 9 / नि०-01-01 / 2011 - सा ०प्र०-14565 


सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 


अजय कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


जिला पदाधिकारी , 
वैशाली, रोहतास, भोजपुर , दरभंगा, नालंदा, सिवान, लक्खीसराय, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर , सारण , भागलपुर , 
औरंगाबाद , बक्सर तथा नवादा । 

पटना, दिनांक 18 अक्टूबर , 2012 
विषयः- बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा । 
महाशय , 

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 ( संशोधन नियमावली, 2011) के नियम 4.2 के आलोक में 
गठित चयन समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है । 

2. चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त नियमावली, नियम -4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नांकित 
अभ्यर्थियों को बैंड वेतन 5200-20200 रु ० एवं ग्रेड पे -1900 रु० में क्षेत्रीय ( समाहरणालय) लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय 
लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उनके नाम के सामने स्तम्भ- VIII में अंकित कार्यालय आवंटित किया जाता है: 
क्रम 

नाम 

जन्म खेल केटेगरी शैक्षणिक आवंटित कार्यालय का अभ्युक्ति 
सं 0 | संख्या 

तिथि विधा 

योग्यता 

नाम 
का नाम 
II III 

IV V VI VII VIII 

IX 
147 Neha Singh 

24.11. शतरंज 

Gen. 

बी ० ए ० जिला पदाधिकारी, वैशाली 
नेहा सिंह 1980 

( हाजीपुर) का कार्यालय 
2 503 Bikesh Kumar 01.08 . 

स्वीमिंग Gen. 

एमफिल0 जिला पदाधिकारी , रोहतास 
Singh 1980 

( सासाराम) का कार्यालय 
बिकेश कुमार 

सिंह 
3 743 Punam Kumari 01.04. 

स्क्वैश Gen. 

पी ० जी ० जिला पदाधिकारी, भोजपुर 
पूनम कुमारी 1973 

( आरा) का कार्या० 
4 58 Rakesh Kumar 08.04. 

जूडो 

B.C.II आई0 ए0 जिला पदाधिकारी, दरभंगा 
1980 

का कार्यालय 
5 270 Ajay Kumar 05.01. बॉडी 

B.C.II आई ० जिला पदाधिकारी, वैशाली 
1981 बिल्डिंग 

एससी० 

(हाजीपुर) का कार्यालय 


-- 


राकेश कुमार 


अजय कुमार 


6 


195 


जूडो 


B.C.II 


03.09 . 
1981 


बी ० ए० 


जिला पदाधिकारी, दरभंगा 

का कार्यालय 


7 


45 


Shiv Sagar 
Kumar 
शिव सागर कुमार 
Ashok Kumar 
Goswami 
अशोक कुमार 

गोस्वामी 
Chandan Pandey 
चंदन पाण्डेय 


बॉडी 
बिल्डिंग 


B.C.II 


मैट्रिक 


02.01. 
1984 


जिला पदाधिकारी, वैशाली 
( हाजीपुर) का कार्यालय 


8 


34 


आर्चरी 


Gen. 


आई0 ए0 


02.01. 
1986 


जिला पदाधिकारी, भोजपुर 

( आरा) का कार्यालय 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 


7 


नाम 


केटेगरी 


क्रम 

फॉर्म 
सं 0 | संख्या 


जन्म 
तिथि 


शैक्षणिक 
योग्यता 


आवंटित कार्यालय का 

नाम 


अभ्युक्ति 


खेल 
विधा 
का नाम 

V 
आर्चरी 


II 


IV 


VI 


IX 


VII 
बी ० ए ० 


9 


333 


Gen. 


21.03. 
1986 


VIII 
जिला पदाधिकारी, भोजपुर 

( आरा) का कार्यालय 


10 


343 


III 
Mukti Narayan 
Pathak 
मुक्ति नारायण पाठक 
Sanjeet Kumar 
Yadav 
संजीत कुमार यादव 
Jyoti Singh 
ज्योति सिंह 


15.01. 


जूडो 


B.C.II 


आई० कॉम जिला पदाधिकारी, दरभंगा 

का कार्यालय 


1990 


11 


78 


02.01. 


स्क्वैश 


B.C.II 


आई० 
एससी० 


जिला पदाधिकारी, नालंदा 

का कार्यालय 


1991 


12 


13 


21.10 . 
1991 


जूडो 


S.C. 


Ratnesh Kumar 
रत्नेश 

कुमार 
Madhu Kumari 
मधु कुमारी 


आई० 
एससी० 
बी 0 ए0 


जिला पदाधिकारी, सिवान 

का कार्यालय 
जिला पदाधिकारी, 
लक्खीसराय का कार्यालय 


13 


651 


06.02. 


सॉफ्ट 
बॉल 


OBC 


1975 


14 


760 


Kumari Ranjani 


10.06. 


सॉफ्ट 
बॉल 


Gen. 


बी ० ए ० 


जिला पदाधिकारी , 
जहानाबाद का कार्यालय 


कुमारी रंजनी 


1975 


15 


341 


Viresh Kumar 


B.C.II 


जिला पदाधिकारी, 


सॉफ्ट 
बॉल 


25.07. 
1976 


आई० 
एससी० 


विरेश कुमार 


मुजफ्फरपुर का कार्यालय 


16 


709 


Rajani Kant 
रजनीकांत 


Gen. 


15.01. 
1979 


सॉफ्ट 
बॉल 


आई० 
एससी० 


जिला पदाधिकारी, सारण 
( छपरा ) का कार्यालय 


17 


295 


हैंडबॉल 


Gen. 


आई0 ए0 


Alok Kumar 
आलोक कुमार 


31.03. 
1985 


जिला पदाधिकारी , 
जहानाबाद का कार्यालय 


18 


137 


03.11. 


B.C.II 


जिला पदाधिकारी, 


Sudha 
Choudhary 


सॉफ्ट 
बॉल 


बी ० ए ० 
( ऑनर्स ) 


1985 


भागलपुर का कार्यालय 


सुधा चौधरी 


19 


15.01 . 


हैंडबॉल 


Gen. 


आई0 
एससी० 


जिला पदाधिकारी , 
औरंगाबाद का कार्यालय 


1987 


20 


वॉलीबॉल 


Gen. 


मैट्रिक 


54 Krishna Gopalan 

Kumar 

कृष्ण गोपालन कुमार 
87 Ranjay Singh 

रंजय सिंह 
243 Ajay Kumar 

अजय कुमार 
329 Anil Kumar Raj 

अनिल कुमार राज 


13.07. 
1987 


21 


हैंडबॉल 


S.C. 


26.11 . 
1989 


आई० 
एससी० 
बी 0 ए0 


जिला पदाधिकारी , बक्सर 

का कार्यालय 
जिला पदाधिकारी, 
भागलपुर का कार्यालय 
जिला पदाधिकारी , नवादा 

का कार्यालय 


22 


हैंडबॉल 


S.C. 


05.08. 
1990 


3. उक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन सभी अनुलग्नक ( शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि , जाति प्रमाण - पत्र, 
खेल विधा प्रमाण - पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है । 

4. नियुक्ति के पूर्व उक्त सभी अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण - पत्रों की जाँच कराकर अपने स्तर से संतुष्ट हो लेना 
चाहेंगे । जिन प्रमाण - पत्रों के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है, उनके मूल प्रमाण - पत्रों 
का सत्यापन आवश्यक है और इसे किसी भी परिस्थिति में waive नहीं किया जा सकता है । अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 
प्रकाशित अंतिम मेधा सूची, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट ( http://www.gad.bih.nic.in) के नोटिस बोर्ड पर 
उपलब्ध है, में उन सभी प्रतियोगिताओं का उल्लेख है , जिसके आधार पर संबंधित खिलाड़ियों का चयन किया गया है । यदि उक्त 


8 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 
के अतिरिक्त शेष खेल प्रमाण - पत्रों, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से स्पष्ट संबंध नहीं है, से संबंधित मूल खेल प्रमाण - पत्र उपलब्ध नहीं 
कराये जाने की स्थिति में उससे संबंधित खेल प्रमाण - पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप में 
उससे संबंधित खेल प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जा 
सकती है कि संबंधित अभ्यर्थी वांछित मूल प्रमाण - पत्र एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे । किसी तरह की 
विसंगति की स्थिति में इस विभाग को तुरत अवगत कराया जायेगा । 

5. विभागीय संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01.04.2003 एवं पत्र संख्या 1859 दिनांक 08.07.2006 में विहित प्रावधानो के 
अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के कार्यालय द्वारा नियुक्ति कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा । 

6. पदस्थापन के कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे । सभी संबंधित खिलाड़ियों की नियुक्ति 
उनके योगदान की तिथि से किये जाने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत होगा । 

7. उक्त अनुशंसित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के योगदान दिये जाने के पश्चात उनकी कार्यालय संबंधी कार्यों की दक्षता 
हेतु Induction Training बिपार्ड, फुलवारीशरीफ , पटना से कराने का निर्णय लिया गया है । इसके संबंध में सूचना बाद में 
दी जायेगी । 
8. उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 
अजय कुमार 

चौधरी, 
संयुक्त सचिव । 


सं ० यो 03 / मु.क्षे.वि.यो. -1 / 2010-4475 / यो ० वि ० 

योजना एव विकास विभाग 


11. 


12. 


संकल्प 

7 नवम्बर 2012 
विषय - मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका | 
विभागीय संकल्प संख्या 1875 दिनांक 16 मई 2012 द्वारा प्रचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संबोधित 
मार्गदर्शिका की कतिपय कंडिकाओं में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न स्रोतों से विभाग के समक्ष प्राप्त हुआ है । इन प्रस्तावों पर 
सम्यक विचारोपरान्त मार्गदर्शिका के निम्नलिखित कंडिकाओं में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है : 
( क ) मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या -6 (योजनाओं का चयन) में निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित किया 
जाता है : 

सरकारी उच्च विद्यालयों में बेंच एव डेस्क की व्यवस्था तथा साईकिल शेड का निर्माण 
सरकारी उच्च विद्यालयों एव अंगीभूत महाविद्यालयों के पुस्तकालय भवनों का निर्माण (फर्नीचर 

सहित ) यदि पुस्तकालय का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित किया जाता है । 
( ख ) मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या -7 ( चयन के सिद्धान्त ) में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सम्मिलित 
किया जाता है : 

बिहार विधान परिषद् के वैसे सदस्य जिनकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है, वे योजनाओं की अनुशंसा 
के पात्र नहीं होंगे । 
बिहार विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो वर्ष 2012-13 मे निर्वाचित हुए हैं , वे एक करोड़ रूपये की 
सीमा तक तथा बिहार विधान परिषद् के वैसे सदस्य , जो वर्ष 2012-13 में 

पुनः 

हैं वे 
भी एक करोड़ रूपये की सीमा तक ही योजनाओं के अनुशंसा करने के पात्र होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विजय प्रकाश, प्रधान सचिव । 


6 . 


7 . 


निर्वाचित हुए 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 36-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 21 नवम्बर 2012 


9 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No.1906- I, Santosh Kumar Akela, S / o R.B. Upadhyay & Smt. Manju Upadhyay , 
Add.- 4/ 27 -Shivpuri Colony, Katri Hill Road , Opp Road No.- 6, Ali Ganj , P.S.- Chandauti, Gaya, 
am changing my title name Akela and adopting my family title UPADHYAY . 


Therefore , from the date of this advt . Imay be kmown/called by name Santosh Upadhyay . 


SANTOSH KUMAR AKELA . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 36-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


